rriati 


- 


( Irjar 
- - - 


जिस्टई से०ी ( सी० ) 73 


- 


KAGISTERED No. D ( D .) 73 


Centrai 


मन्यमेष जयने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 41] 

नई दिल्ली, शनिवार , अक्तूबर 12 , 1974/ प्राश्विन 20, 1896 
___ No. 41] NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 12, 1974/ ASVINA 20, 1896 
= - -- .- - . :-- -- - - - - - 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 

Se parate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation . 


-- - 


- - - - - - - -- - - 


- - - -- -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - -- - - - - 


- -- - - 


- - - -- - . . . 


भाग IIसण - 4 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये सांविधिक नियम और मावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

4. निरर्हताएं :---यह व्यक्ति -- 
नई दिल्ली , 26 सितम्बर 1974 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पमि या जिमकी पन्नी जीवित 

है , विवाह किया है, या 
का०नि० प्रा० 335. - - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 

( ख ) गिमने अपने पप्ति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुय किसी 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये. रक्षा मंत्रालय के भारतीय सैनिक 

व्यक्ति से विवाह किया है 
नाविक और वायु सैनिक बोर्ड में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी ( वर्ग 1 राज 
पनित , अननसचिवीय ) के पद पर भर्ती की पद्धमि को विनियमित करने वाले 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :- - 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐमा विवाह 

ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी 
भारतीय सैनिक नाविक और वायु सैनिक बोर्ड ( ज्येष्ठ लेखा अधिकारी ) व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
भर्ती नियम , 1974 है । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो 

कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

हैं उन्हें लिपियर करके तपा संघ लोक मेवा आयोग में परामर्श करके , 

इन नियमों के किसी उपबन्ध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
2. पर -संम्पा, वर्गीकरण और वेतनमान : ---उक्त पद की संख्या , 

बाबत , मावेश द्वारा , शिथिल कर सकेगी । । 
उमका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो एतदुपावद्ध अनुसूची 
के स्तम्भ 2 मे 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 

6. व्यावृत्ति : - ~ म नियमों की कोई भी बान ऐसे प्रारमणों और 

अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा 
3. भर्ती की पद्धति , प्रायु-सीमा , और मर्हताएं इत्यादि : - - उक्त पद इस संबंध में समय -समय पर निकाले गये आदेशों के अनुमार अनुसूचित 
पर भर्ती की पानि, आयु-मीमा , प्रर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के 
वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है । लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

( 349 ) 
83 GI / 74 - - 1 


350 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 12, 1974 / ASVINA 20, 1896 


[ PART II... 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- - 


- 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किये जाने सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों 
मचयन पद वाले व्यक्तियों के के लिये अपेक्षित शैक्षिक प्रौर 

लिये प्रायु-सीमा अन्य अर्हतायें । 


( 1 ) 


( 5) 


( 6) 


( 7 ) 


ज्येष्ठ लेखा अधि - एक 


रमा सेवा मिविलियन रु० 1100- 50-1600 

वर्ग 1 ( राजपत्रित ) । 


लागू नही होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


कारी 


- - 


- 


- 


सीधे भर्ती किये जाने परिवीक्षा की भर्ती की पति/भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागी प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के अवधि यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे ममिति है तो उसको परिस्थितियां में संघ 
लिये विहित प्रायु हो स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रोन्नति /प्रतिनयुिक्ति /स्थानान्तरण संरचना 

लोक सेवा प्रायोग में 
पौर शैक्षिक अहलाएं पतियों द्वारा भरी जाने वाली किया जायेगा । 

परामर्श किया जायेगा 
प्रोन्नति की दशा में 

रिक्तियों का प्रतिशत 
लागू होंगी या नहीं 


- - - 


- - 


- 


( 9 ) 


( 10 ) 


(11 ) 


( 12 ) 


( 13 ) 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


लागू नहीं होना 


लागू नही होता 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा 


संघ लोक सेवा आयोग 
( परामर्श में छूट ) 
विनियम , 1958 के 
अधीन यथापेक्षित 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
संगठित लेखा सेवानों में किसी से , 
मर्थात् भारतीय संपरीक्षा-लेखा 
सेवा , भारतीय रक्षा लेखा सेवा 
भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय 
डाक -तार लेखा सेवा प्रादि प्रावि , 
काल वेसनमान वाले अधिकारी या 
लेखा या संपरीक्षा अधिकारी 
जिनकी इस रूप में किसी संगठित 
लेखा विभागों से अर्थात् भारतीय 
संपरीक्षा और लेखा विभाग , 
भारतीय रक्षा लेखा विभाग , 
भारतीय रेल लेखा विभाग, भार 
तीय डाक और तार लेखा विभाग 

मावि कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 

3 वर्ष से अनधिक ) 


- .. . - 


- - - . . . 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


[ फा० सं० ए० / 09 16 2/सी० ए० मो० ( भार० तथा भार० - II] ) 


प्र०८० प्रानन्द , 
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी 


2 . Number of the posts, classification and scale of pay . - - 
The number of the said posts , classfication and the scale of 
pay attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 
4 of the Schedule annexed hereto . 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi , the 26th September , 1974 
S. R. O . 335 . - - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President here : 
by makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the post of Senior Accounts Officer (Class I 
Gazetted Non -ministerial) in Indian Soldiers Sailors and 
Airmens Board, Ministry of Defence, namely : - - 

1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may bo 
called the Indian Soldiers Sailors And Airmens Board (Senior 
Accounts Officer ) Recruitment Rules , 1974. 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette. 


3 . Method of recruitment, age limit and qualifications etc. 
The method of recuritment to the said post, age limit, quali 
fications and other mattcre connccted her with , shall be as 
specified in columns 5 of 13 of the Schedule aforesnid. 


4. Disqualifications. - No person, 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spousc living or 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 12 , 1974 /ASVINA 20 , 1896 


351 


order for reasons to be recorded in writing and in consulta 
tion with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any clase or 
category of persons. 


(b ) who, having a spouse living, has entered into ou 

contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law appli 
cable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rulc . 

5 . Power to relax . .- Where the Central Government is of 
opinion tbat it is necessary or expedient so to do , it may , by 


6 . Saving.-- -Nothing in these rules shall affect reservations 
and other concessions required to be provided for the Sche 
duled Castes , Scheduled Tribes and other special categories of 
of persons in accordance with the orders issued by the 
Central Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Classification 


Scale 


of 


pay 


Name of post Number 

of posts 


Age limit for Educational and other qualifica 
direct recruits tions required for direct recruits 


Whether 
Selection 
post or Non 
Selection 
post , 


2 


6 


Senior Accounts 

Officer . 


1 
(one). 


Defence Services Rs. 1100 - 50 -1600 
Civilian Class I 
(Gazetted ) 


Not applic- Not applicable . Not applicable . 

able. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Whether age and Period of Method of recruitment In case of recruitment by pro - if a Departmen - Circumstances in which 
educational quali- probation whether by direct recruit - motion or deputation or trans - tal Promotion Union Public Service 
fications prescrib - if any . ment or by promotion or fer, grades from which promo- Committee exis Commission is to be 
ed for direct ro 

by deputation or transfertion or deputation or transfer sts, what is its consulted in making re 
cruits will apply and percentage of the to be made , 

composition 

cruitment 
in the casc of pro 

vacancies to be fljled by 
motees . 

various methods . 


9 


10 


11 


12 


13 


Not applicable . 


Not applic- By transfer on deputa - Transfer on deputation , Not applicable. As required under the 
able . lion . Time scale Officers from any 

Union Public Service 
of the organised Accounts 

Commission (Exemp 
Services, that is to say , 

tion from Consul 
Indian Audit and Accounts 

lation ) Regulations , 
Service, Indian Defence 

1958 . 
Accounts Service , Indian 
Railways Accounts Service , 
Indian Posts and Tele 
graph Accounts Service and 
the like or Accounts or 
Audit Officers with at least 
5 years service as such from 
any of the organised 
Accounts Departments , 
that is to say, Indian Audit 
and Accounts Department, 
Indian Defence Accounts 
Department, Indian Rail. 
way Accounts Department, 
Indian Posts and Tele 
graphs Accounts Depart 
mçnt and the like, 


(Period of deputation ordi. 

narily not excceding 3 
years ) . 


[File No. A /09162 / CAQ (R & R - II ) ] 

A . D . ANAND , Asstt. C . A .Q . 


352 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 12, 1974 / ASVINA 20 , 1896 


[ PART II - 


Sec . IV] 


--- 


- - - 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 28th September, 1974 


मुत्य के समय उसपर मुख्यतः आश्रित थे या अधिकारी के 
के पिता की मृत्यु हो चुकी हो , या यदि जीवित हो , तो स्वयं 
तथा अपनी पत्नी के भरण पोषण करने में असमर्थ हो और 
माता -पिता की धन संबंधी तथा दूसरी परिस्थितियां ऐमी 
हो जो राष्ट्रपति की गय में अनुदान को न्यायोचित ठहराती 


S . R . O . 336 . — in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Defence No. S. R. O . 13, dated the 
2nd January, 1974 relating to the Jullundur Cantonment 
(tax on cycles and tricycles ) Amendment Byelaws, 1973 , 
published on page 14 of the Gazette of India , Part II Scc 
tion, 4 , dated the 12th January , 1974 in Column 2 : 


(i ) in line 16, for " 1973 " read "1974 " 


( ii ) in line 24 , for " cyle " read " cycle" 


[ रक्षा मंत्रालय पत्र , 197829/ 08/पेंशन- मी / II , 

___ तारीख 30 अक्तूबर , 1968 ] 
यी वाई० नारायण , अबर मचिव 


( iii ) in line 40 , for " Office " and "Supperintendent " read 

" Officer " and " Superintendent" respectively ; and 


(iv) in line 41, for " shall not" read " shall" 


[ File No . 12 / 43 / C / LLC / 68 / 2818- C / D( Q & C )] 

N . V . SWAMINATHAN, Under Secy . 


New Delhi, the 4th October , 1974 


S . R . O . 337 . - In exercise of the powers conferred by 
Section 184 of the Navy Act, 1957 ( 62 of 1957), the Central 
Government hereby makes the following regulations further 
to amend the Navy ( Pension) Regulations , 1964, published 
with the notification of the Government of India , in the 

Ministry of Defence No . SRO 74 dated the 10th February , 
1964, namely : 


नई दिल्ली 4 अक्तूबर, 1974 
का० नि० प्रा० 337.- - नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) 
की धाग 184 द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार , 
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० मि० प्रा० 
74, तारीमा 10 फरवरी, 1964 के माप प्रकाशित , मौसेना (पेंशन ) 
विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, अर्थात् : -- 


1. Short title and commencement. - -( 1 ) These regulations 
may be called the Navy ( Pension) first Amendment Regula 
tions, 1974. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


2. Amendment to Regulation 50 . -..In the Navy ( Pension) 
Regulations , 1964, in regulation 50 , for clause ( c ), the 
following clause shall be substituted, namely : - - 


1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन विनियमों का नाम नौसेना 

(पेंशन ) पहला संशोधन विनियम 1974 है । 


( 2 ) ये विनियम गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


" ( c ) in the absence of the widow and children eligible 

for the pension or allowance , a special dependants 
pension to the parents, if the parents were largely 
Jepandant on the officer at the time of his death 
or the father of the officer is dead or, iſ living, is 
incapable of supporting himself and his wife and 
the pecuniary and other circumstances of the parents 
are such, as , in the opinion of the President , would 
justify the grant ; " 


2. विनियम 50 का संशोधन 


मौसेना विनियम 1964 में , बिनियम 50 के खण्ड ( ग ) के स्थान 
पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् : -- 
" (ग ) पेंशन या भत्ते की पात्र विधवा तथा बच्चों के प्रभाव में माता 

पिता को विशेष प्राश्रित पेंशन , यदि माता-पिता अधिकारी की 


[Ministry of Defence letter, 197829 /68 / Pen - C /II, 

_ dated 30th October, 1968 ] 


V . Y . NARAYAN, Under Secy. 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110006 , 1974 


